सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


3 फाल्गुन , 1939 ( श० ) 
22 फरवरी, 2018 ( ई० ) 


संख्या- 141 


राँची , गुरुवार , 


राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


अधिसूचना 
15 फरवरी , 2018 


संख्या-2/ राजस्था० ( अं० स०)- 19/ 17 - 664 रा.-- उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के 
पत्रांक - 1739 , दिनांक 4 अगस्त, 2017 द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिलांतर्गत गोलमुरी- सह - जुगसलाई अंचल 
को विभक्त कर दो नये अंचलों यथा - जमशेदपुर एवं मानगो अंचल के गठन/ सृजन करने के 
अनुशंसित प्रस्ताव तदोपरांत प्रमण्डलीय आयुक्त , सिंहभूम ( कोल्हान) प्रमण्डल, चाईबासा के पत्रांक 
694 ( B) दिनांक 8 सितम्बर , 2017 द्वारा अनुशंसित प्रस्ताव के आलोक में राजस्व प्रशासन को 

और सुदृढ़ करने एवं जन सुविधा के मद्देनजर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 7 फरवरी, 2018 में मद 
संख्या-18 के द्वारा दी गई स्वीकृति के आलोक में पूर्वी सिंहभूम जिलांतर्गत गोलमुरी- सह- जुगसलाई 
अंचल को विभक्त कर दो नये अंचलों यथा- जमशेदपुर एवं मानगो अंचल के गठन/ सृजन करने का 
निर्णय लिया गया है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 22 फरवरी, 2018 


2. वर्तमान में गोलमुरी- सह- जुगसलाई अंचल के जनसख्या 2011 की जनगणना के अनुसार - 
12, 41,450 है तथा इसके अन्तर्गत कुल 14 हल्का आते है । 

3. नवसृजित अंचलों के नाम एवं संबंधित मौजा के नाम (विस्तृत विवरणी संलग्न 
अनुलग्नक -1 एवं 2) निम्नवत् हैं : 


क्र० 


जनसंख्या 


प्रस्तावित 
नवसृजित/ पुनर्गठित 
अंचल का नाम 


मुख्यालय | हल्का की हल्का का नाम 
का नाम 

कुल संख्या 


( 2011 
जनगणना के 
अनुसार) 


1 


| मानगो 


मानगो 


2, 58, 300 


मानगो/डिमना/ बालीगुमा/ 
भिलाईपहाड़ी/ नारगा/ ईन्दुरमाटी 


| 2 


जमशेदपुर 


जमशेदपुर | 08 


9, 83 ,150 


करनडीह/घाघीडीह/ छोटागोविन्दपुर/ कि 
ताडीह / घोड़ाबांधा/कदमा/ साकची ( वार्ड 
| सं0 -4, 5, 6, 7, 11, 12 एवं 13)/ 
साकची (वार्ड सं0-14 , 15, 16, 17, 18 
एवं 19) 


कल 


12, 41 , 450 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


राम कुमार सिन्हा, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 22 फरवरी, 2018 


अनुलग्नक -1 


नवसृजित मानगो अंचल में सम्मिलित हल्का/ ग्राम/ वार्ड का नाम / थाना 

संख्या की विवरणी : 


क्र० | हल्का 


| हल्का का मुख्यालय 


| हल्का अन्तर्गत प्रस्तावित ग्रामों एवं वार्ड का नाम 
( थाना सं०) 


| मानगो 


वार्ड नं०-8 -पारडीह अंश, मानगो अंश , डिमना अंश 


| II 


डिमना 


वार्ड नं0- 9- पारडीह अंश, मानगो अंश, डिमना अंश 


3. 


III 


बालीगमा 


वार्ड नं०- 10 -पारडीह अंश, मानगो अंश, डिमना अंश, 
बलिगुमा 


4. | IV 


भिलाईपहाड़ी 


कालाझोर ( 1138), शीलपहाड़ी( 1139), छोटाबांकी 
( 1140 ), पलासबनी( 1141), बेताकोचा (1142 ), 
सिमलडांगा (1143), ऐदेलबेड़ा ( 1144), जगन्नाथपुर 
( 1145 ), भिलाईपहाड़ी (1146 ), देवघर (1147 ), पोखारी 
| (1148), तुरियाबेड़ा (1149 ), कमलाबेड़ा (1207), 
पिपला (1208 ) 


नारगा 


| बड़ाबांकी (1205 ), कस्तुलिया (1206 ), कुदलंग(1136 ), 
भागाबांध (1209), बेको (1137), गुरमा (1210 ), 
पड़ासीडुंगरी (1211), काशीडीह (1213), गोलकाटा 
| (1212), बढ़ारडीह ( 1267), बेलाजुड़ी (1268), हिराचुनी 
| (1269), धनिया (1270 ), सालबनी ( 1271), मदनाबेड़ा 
( 1290), मलियन्ता (1291), नारगा (1266 ) 


VI 


| इन्दरमाटी 


ईटामारा ( 1126), भुरसागुट्ट ( 1132), लुकुईकनाली 
( 1215), गोविन्दपुर (1127 ), झाटीपहाड़ी (1134), 
बनामगुर्दू (1217), हाड़माडीह ( 1129), सुकलाड़ा 
( 1130 ), रूहीडीह (1131), डालापानी (1139 ) , 
इन्दुरमाटी (1135 ), डोवापानी (1214 ), कड़िया 
(1216), दलदली (1218), सिरका (1128 ) 


ह० / 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 22 फरवरी, 2018 

अनुलग्नक - 2 


नवसृजित जमशेदपर अंचल में सम्मिलित हल्का/ ग्राम/ वार्ड का नाम / थाना 

संख्या की विवरणी : 


क्र० 


हल्का सं० हल्का का मुख्यालय हल्का अन्तर्गत प्रस्तावित ग्रामों एवं वार्ड का नाम ( थाना सं० ) 


करनडीह 


कालीमाटी(1163 ), सरजामदा ( 1164), हलुदबनी ( 1165 ), 
करनडीह (1166 ), ब्यांगबिल (1184 ), गोड़ाडीह (1186 ), 
खुकड़ाडीह (1187), कदमडीह (1188 ), जसकनडीह ( 1189), 
टुपुडांग (1190), रूगड़ीडीह (1304 ) 


II 


घाघीडीह 


काचा (1170), केरूवाडुंगरी (1171), बान्दुहड़ांग (1172), तालसा 
( 1173), हाकेगोड़ा (1174 ), चांगिरा (1175 ), बाहरदाड़ी (1176 ), 
भीतरदाड़ी (1177), तुरामडीह (1181 ), नान्दुप (1182 ), पुडीहासा 
(1183 ), घाघीडीह (1169 ) 


3. 


III 


छोटागोविन्दपुर 


भुरीडीह (1178), मारचागोड़ा (1179), कुदादा (1180 ), लाईलम 
(1185 ), बड़ागोविन्दपुर (1192 ), खकड़ीपाड़ा (1193 ), 
छोटागोविन्दपुर (1194), कदमा ( 1303), हितकु ( 1305 ), केड़ो 
( 1306 ), गदड़ा ( 1191 ) 


| IV 


किताडीह 


जुगसलाई (1161), सुसनीगड़िया (1162), किताडीह (1167) , 
बागबेड़ा ( 1168 ) 


5 . 


| घोड़ाबांधा 


घोड़ाबांधा (1195), जोजोबेड़ा (1196), हुरलुंग (1201), मनपीठा 
( 1202), नुतनडीह ( 1203 ), लुपुंगडीह (1204 ), लुआबासा 
|(1292 ), केसीकुदर (1293 ), धानचटानी (1294), खैरबनी 
( 1295 ) 


6. VIकदमा 


वार्ड नं0 1-उलियान , गम्हरियागोड़ा अंश, कदमा अंश, खुंटाडीह 
अंश, बेलडीह अंश, भाटिया 


वार्ड नं0 2-कदमा अंश, खुंटाडीह अंश, बेलडीह अंश 


वार्ड नं0 3- सोनारी , गम्हरियागोड़ा अंश, उलियान अंश, खुंटाडीह | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) गुरुवार , 22 फरवरी , 2018 


क्र० हल्का सं० हल्का का मुख्यालय | हल्का अन्तर्गत प्रस्तावित ग्रामों एवं वार्ड का नाम ( थाना सं०) 


अंश 


7. 


VII 


साकची 


वार्ड नं० 4- बेलडीह अंश, जुगसलाई अंश 


वार्ड नं० 5- बेलडीह अंश, जुगसलाई अंश , साकची अंश , 
सुसनीगड़िया अंश 


वार्ड नं० 6- सोनरी अंश, बेलडीह अंश, साकची अंश , सुसनीगड़िया 
अंश 


वार्ड नं0 7- साकची 


वार्ड नं० 11- साकची अंश, बारा अंश, गोलमुरी अंश 
वार्ड नं० 12- साकची अंश, बारा अंश, गोलमुरी अंश बारीडीह 
अंश, नीलडीह अंश 


वार्ड नं० 13- सुसनीगड़िया अंश, जुगसलाई अंश , गोलमुरी अंश , 
साकची अंश, कालिमाटी अंश 


| VIII 


साकची 


वार्ड नं० 14- कालिमाटी अंश, नीलडीह अंश, जोजोबेड़ा अंश 


वार्ड नं० 15- कालिमाटी अंश, नीलडीह अंश, गोलमुरी अंश 


वार्ड नं० 16- बारा अंश, बारिडीह अंश , नीलडीह अंश 


वार्ड नं० 17- मोहरदा, नीलडीह अंश, मुड़ाकाटी 


वार्ड नं० 18- नीलडीह अंश, जोजोबेड़ा अंश । 


वार्ड नं० 19- कालिमाटी अंश, जोजोबेड़ा अंश 


ह० / 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 141 - - 50 


